!! 


PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ., OCT. 4 , 2011 ( ASVN. 12 , 1933 SAKA) 


1113 


राजस्व विभाग 


-- 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 22 सितम्बर , 2011 


क्रमांक 1633- ज-2-2011/14581.- श्री सरूप चन्द पुत्र स्व० श्री शिवसहाय, निवासी गांव हुसैनका, तहसील पटौदी, जिला गुड़गावां को 
पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)( 1) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 676-ज-11-75 / 14770, 
दिनांक 30 मई, 1975 द्वारा 150 /- रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । इसके पश्चात् सरकार की अधिसूचना क्रमांक 
1789-ज- 1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300/- रुपये वार्षिक , 2944- ज- 2-93/ 15918, दिनांक 26 जून, 1993 द्वारा 1000/- रुपये 
वार्षिक, अधिसूचना क्रमांक 1434-ज- 2-93/9460, दिनांक 12 जून , 2002 द्वारा 5000 /- रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरुस्कार अनुदान में 
संशोधन किया गया था । 

2. अब श्री सरूप चन्द की दिनांक 17 जनवरी, 2009 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए इस जागीर को स्व ० श्री सरूप चन्द की पत्नी श्रीमती सुरती देवी के नाम फसल रबी 2009 से 5000/- रुपये तथा रबी 2010 
से 10000/ - रुपये वार्षिक की संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


-- 


•- 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 7 सितम्बर, 2011 


महेश स्वामी, 
अवर सचिव, हरियाणा सरकार , 
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग । 


राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा 


निर्वाचन सदन, प्लाट नम्बर 2, सेक्टर 17 , पंचकूला 

दिनांक 21 सितम्बर , 2011 
क्रमांक रा ०नि ० आ o/ 3 ई- I/ 2011/ 2315.- हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 161 की उपधारा (4) का अनुसरण करते 
हुये हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त, एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम जो कि नीचे दर्शाई गई पंचायत समितियों के अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं , अधिसूचित किए जाते हैं : 
जिला का नाम खण्ड/पंचायत पिता/ पति का नाम 

निर्वाचन की तिथि 
समिति का नाम 

श्री / श्रीमती 


नाम सर्व 


पद का नाम 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


झज्जर 


मातनहेल 


सोना देवी 


बहादुर सिंह 


अध्यक्ष 


09 अगस्त , 2010 


-सम 


देवेन्द्र 


होशियार सिंह 


उपाध्यक्ष 


09 अगस्त, 2010 


झज्जर 


सीमा 


सुरेन्द्र 


अध्यक्ष 


09 अगस्त, 2010 


-सम 


धनसिंह 


कप्तान सिंह 


उपाध्यक्ष 


09 अगस्त, 2010 


-- 


साल्हावास 


कृष्णा 


रामफूल 


अध्यक्ष 


25 अगस्त , 2010 


-- 


-सम 


नरेश 


बल्लू 


उपाध्यक्ष 


25 अगस्त, 2010 


-- 


-- 


बहादुरगढ़ 


तेजबीर 


महेन्द्र सिंह 


अध्यक्ष 


27 अगस्त, 2010 


-सम 


सतेन्द्र 


बलवान सिंह 


उपाध्यक्ष 


27 अगस्त , 2010 


धर्मवीर , 


पंचकूला : 
दिनांक 19 सितम्बर , 2011 


राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा । 


- 


1114 


HARYANA GOVT . GAZ . , OCT. 4 , 2011 (ASVN . 12 , 1933 SAKA ) 


[ PARTI 


STATE ELECTION COMMISSION , HARYANA 


NIRVACHAN SADAN , PLOT NO . 02 , SECTOR 17 , PANCHKULA 


21st September, 2011 


SEC /3E - 11/ 2011/2315.-- In pursuance of the provisions of Sub - section (4 ) of Section 161 of the Haryana 
Panchayati Raj Act, 1994 , the State Election Commissioner , Haryana hereby notifies the names of the following 
persons, who have been elected as Chairman and Vice - Chairman of the Panchayat Samitis mentioned below : 


Date of Election 


Name of 
District 


Name of 
Panchayat 
Samiti 


Name 
S / Sh . /Smt. 


Father s 
Husband s 
Name 


Name of 
Office 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Jhajjar 


Matanhail 


Sona Devi 


Bahadur Singh 


Chairman 


09 August , 2010 


7 


-do 


Devender 


Hoshiar Singh 


Vice - Chairman 09 August , 2010 


Jhajjar 


Seema 


Surender 


Chairman 


09 August, 2010 


-do 


Dhan Singh 


Vice-Chairman 09 August, 2010 


Kaptan Singh 
Ramphool 


Salhawas 


Krishana 


-do 


Naresh 


Ballu 


Chairman 25 August , 2010 
Vice - Chairman 25 August , 2010 
Chairman 27 August , 2010 


Bahadurgarh 


Tejbir 


Mahinder Singh 


-do 


Satyender 


Balwan Singh 


Vice- Chairman 27 August, 2010 


Panchkula : 


DHARAM VIR , 
State Election Commissioner, Haryana . 


The 19th September, 2011 


WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 


The 12th September, 2011 


RAY22016Wy2011. 


No. ICPS (SARA )/228 (SW )/2011.-- As per the Rule 31(1) of guidelines governing the Adoption of Children ,the 
Governor of Haryana is pleased to constitute the Adoption Recommendation Committee to scrutinize and issue a 
Recommendation Certificate for placement of a child in Inter -country Adoption . The Committee will consist of the 
following : 


* Director, Women and Child Development Department 


Chairperson 


* 


Programme Manager (Non Institutional Care -State Adoption Resource Agency ) 


Member 


Member 


* Dr. Karuna , Play Therapist-cum - Psychiatrist Government Medical College, 

Sector 32 , Chandigarh . External Expert 


Functions of the Aforesaid Committee : 


* In case of Siblings and other Children , ARC shall ensure that there is no waiting Indian Perspective 

Adoptive Parents (PAPs) within the region for such child or children . 


* The Committee should satisfy itself about the suitability of the PAPs vis -a -vis the child proposed for 

adoption . 


* The Committee shall also verify the documents filed by the Recognized Indian Placement Agency 

(RIPA ) and ensure that procedures have been correctly followed by RIPA . 


! 


- 


— 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., OCT . 4 , 2011 (ASVN . 12 , 1933 SAKA ) 


1115 


* In case, at any stage , State Adoption Resource Agency ( SARA ) or Adoption Coordination Agency 

(ACA ) or Adoption Recommendation Agency (ARC ) is not satisfied with the documents produced for 
obtaining recommendation certificate , it shall conduct appropriate investigation before disposing off 
the matter. 


* The Recommendation Certificate (RC) issued by the Committee shall contain a positive recommendation 

if it is satisfied that the Committee has no objection to the child being placed with the proposed PAPs in 
intercountry adoption . 


! 


DHEERA KHANDELWAL , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government, Haryana, 
Women and Child Development Department. 


-- 


: 


-- 


49081 - C.S. - H.G.P ., Chd . 


--- 


1 


--- 


--- 


-- 


- 


: 1 


1 


--- 


